निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 04 


2 माघ 1935 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

22 जनवरी 2014 ( ई ० ) 

विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई 0 एससीo , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


2-6 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम . भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


परिवहन सूचनाएं , 
और सर्वसाधारण 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , 
न्यायालय 

सूचनाएं 
सूचनाएं इत्यादि । 


7-7 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


8-11 


2 


बिहार गजट , 22 जनवरी 2014 


भाग-2 


आदेश, 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा निकाले गये विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, गया का कार्यालय 

कटारी हील रोड, गया -823001. 


1 . 


कार्यालय आदेश 

17 फरवरी 2013 
सं ० 1 / मु ० अ ०( चतुर्थ स्था ०) 2059 - C.W.J.C . सं०-6459 / 98 में दिनांक 12.10.99 को माननीय उच्च न्यायालय, 
पटना द्वारा पारित निर्णय एवं वाद सं०-229 / 2010 में जस्टीस उदय सिन्हा द्वारा पारित न्याय निर्णय एवं C.W.J.C. 
सं०-2080 / 2000 में पारित न्याय निर्णय एवं विभागीय प्रधान सचिव पत्रांक 908 दिनांक 29.4.2008, पत्रांक 850 दिनांक 18.4. 
2008 एवं पत्रांक 954 दिनांक 3.8.2011 तथा जिला चयन समिति सह – जिला पदाधिकारी , गया का पत्रांक XVI 
02 / 13-1884 गया दिनांक 16.9.2013 द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, गया के परिक्षेत्राधीन तिलैया नहर प्रमण्डल, 
वजीरगंज एवं जलपथ प्रमण्डल, गया के अन्तर्गत कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी जो वर्ष 1982-83 से लगातार कार्यरत् हैं , को 
समूह घ के रिक्त पद एवं अनुमान्य पदों पर समायोजन / नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है । संलग्न सूची में अंकित पदों पर 
पत्र निर्गत की तिथि से उक्त आलोक में नियमित नियुक्ति की जाती है । 

इस कार्यालय के पत्रांक 1757 दिनांक 19.10.13 द्वारा विभाग से दिशा निर्देश की माँग की गई है, विभागीय 
आदेश की प्रत्याशा में उक्त जिला चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में संलग्न सूची के दैनिक वेतन भोगी 
कर्मियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ 5-6 में अंकित पदनाम एवं वेतनमान् तथा समय - समय पर सरकार 
द्वारा देय भत्ते के आधार पर नियुक्ति करते हुए स्तम्भ -7 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है । 
इस नियुक्ति पर विभाग या न्यायालय से किसी प्रकार का विपरित आदेश प्राप्त होगा तो तदनुसार आदेश को 
संशोधित / विलोपित किया जाएगा जिसके लिए संबंधित कर्मी का किसी प्रकार का कोई भी दावा मान्य नहीं 
होगा तथा अधिक भुगतान की गई राशि को एक मुश्त में वसूल कर ली जायेगी । 
योगदान के समय संबंधित दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र, 
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, आय प्रमाण - पत्र एवं जाति प्रमाण - पत्र मूल में समर्पित करना होगा । 
जिन कर्मी के द्वारा मैट्रिक उत्तीर्ण से कम योग्यता प्रमाण - पत्र दिया जायेगा उन कर्मियों की उम्र का निर्धारण 

मेडिकल बोर्ड से कराया जायेगा । 
5. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा – भत्ता देय नहीं होगा । 
6. संवर्गीय पद पर वरीयता की गणना योगदान की तिथि से किया जायेगा । 
7. वेतन का भुगतान नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि के पश्चात् किया जायेगा । 
8. जो कर्मी नियुक्ति की तिथि को निर्धारित उम्र सीमा पार कर चुके हैं , उन्हें बिहार सेवा संहिता के नियम -54 के 

परिशिष्ट -1 के आधार पर उम्र सीमा क्षान्त किया जाता है । 
9. ये नियुक्ति वित्त विभाग के संकल्प संख्या - वि(27)पे ० को ०53 / 04-2469, दिनांक 16.11.05 के तहत मान्य होगा । 
10. यदि विभागीय निर्देश विपरित आते हैं तो ये नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगा और वे अपने पूर्व पद पर चले 

आएगें । इस आशय के शपथ पत्र संबंधित कर्मी को देना होगा । 
11. जिस कर्मी से वर्तमान में जो कार्य लिया जा रहा है तत्काल वे अभी वहीं कार्य करेंगे । 

आदेश से, 
( ह 0)-अस्पस्ट , मुख्य अभियंता । 


4 . 


बिहार गजट , 22 जनवरी 2014 


3 


पदा ० से 


1 

1 


1 


3 


" 


" 


" 


" 


श्री कमलेश कुमार 


6 


" 


" 


" 


" 


जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक- XVI- 02 / 13-1884 गया दिनांक 16.9.2013 द्वारा अनुशंसित दैनिक वेतन 

भोगी कर्मियों की सूची 
जिला 
क्र ० दैनिक वेतन भोगी 

कार्यालय का पिता का नाम पदनाम वेतनमान् 

स्थान जहाँ 
कर्मी का नाम 

नाम एवं पता 

पदस्थापित किया 

जाता है । 
प्राप्त 
सूची का 
क्रमांक 
2 3 4 5 6 

8 

7 
श्री राज कुमार सिंह जलपथ श्री कपिलदेव सिंह कोषरक्षक 5200-20,200 जलपथ प्रमंडल, 
प्रमंडल, गया 

ग्रेड पे -1800 

गया 
2 2 श्री शम्भु राम 

स्व ० रामनन्दन राम अनुसेवक 4440-7440 

ग्रेड पे -1650 
3 श्री नरेश प्रसाद 

श्री पोखन राम 

4440-7440 

ग्रेड पे -1650 
4 4 श्री बाबूलाल दास 

स्व ० पांचू दास 

4440-7440 

ग्रेड पे -1650 
5 5 

स्व ० रोहन प्रसाद 

5200-20,200 

ग्रेड पे -1800 
6 श्री केदार पासवान 

स्व ० जागो पासवान 

4440-7440 

ग्रेड पे -1650 
7 7 श्री रामबिलास प्रसाद 

कोषरक्षक 
स्व ० फूलचंद प्रसाद 

5200-20,200 

ग्रेड पे -1800 
8 8 श्री गणेश पासवान 

स्व ० दशरथ पासवान अनुसेवक 5200-20,200 

ग्रेड पे -1800 
9 9 श्री गिरधारी राम 

स्व ० रक्षेया राम 

4440-7440 

ग्रेड पे -1650 
10 10 श्री सहदेव पासवान 

स्व ० कारू पासवान 

4440-7440 

ग्रेड पे -1650 
11 11 श्री रामेश्वर यादव 

स्व ० लाला यादव 

4440-7440 

ग्रेड पे -1650 
12 12 श्री रामजीत यादव 

स्व ० पूरन यादव 

4440-7440 

ग्रेड पे -1650 
13 13 श्री सहदेव राम 

स्व ० नाथुन पासवान 

4440-7440 

ग्रेड पे -1650 
14 14 श्री कुलदीप यादव 

स्व ० वैजनाथ यादव 

4440-7440 

ग्रेड पे -1650 
15 16 श्री रामेश्वर प्रसाद -2 

स्व ० रामस्वरूप राय 

4440-7440 

ग्रेड पे -1650 
16 

श्री दिनेश प्रसाद 
17 तिलैया नहर 

कोषरक्षक 
श्री रामदास ठाकुर 

तिलैया नहर 

5200-20,200 
प्र ० , 

ग्रेड पे -1800 

प्रमण्डल , 
वजीरगंज 

वजीरगंज 
17 18 श्री लालो प्रसाद 

स्व ० रामेश्वर प्रसाद अनुसेवक 4440-7440 

ग्रेड पे -1650 
18 19 श्री अखिलेश्वर सिंह 

स्व ० योगेन्द्र सिंह 

अनुसेवक 4440-7440 

ग्रेड पे -1650 
श्री उमेश प्र ० सिंह 

स्व ० कामता सिंह 

4440-7440 

ग्रेड पे -1650 
श्री कपिल राम 

स्व ० रामधनी राम 
21 

चौकीदार 4440-7440 

ग्रेड पे -1650 


. 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


. 


" 


" 


" 


" 


19 


20 


. 


20 


" 


21 


22 


श्री शशि कुमार 


कोषरक्षक 


स्व ० श्रीकान्त 
प्र ०सिंहा 


5200-20,200 
ग्रेड पे -1800 


4 


बिहार गजट , 22 जनवरी 2014 


क्र ० 


जिला 


पदनाम 


दैनिक वेतन भोगी 
कर्मी का नाम 


कार्यालय का 

नाम 


वेतनमान् 


पिता का नाम 

एवं पता 


पदा ० से 


स्थान जहाँ 
पदस्थापित किया 

जाता है । 


प्राप्त 
सूची का 
क्रमांक 


1 


2 


3 


6 


7 


8 


5 
स्व ० मड़ई पासवान 


22 


23 


श्री चन्देश्वर प्रसाद 


4 
तिलैया नहर 
प्रमण्डल , 
वजीरगंज 


अनुसेवक 


तिलैया नहर 


4440-7440 
ग्रेड पे -1650 


प्रमण्डल, 
वजीरगंज 


23 


24 


श्री मोहन प्र ० शर्मा 


स्व ० रामेश्वर मिस्त्री 


5200-20,200 
ग्रेड पे -1800 


24 


25 


श्री जालंधर पंडित 


" 


25 


26 


श्री राजकुमार ठाकुर 


. 


" 


स्व ० अयोध्या पंडित अनुसेवक 4440-7440 

ग्रेड पे -1650 
स्व ० श्री राम ठाकुर कोषरक्षक 5200-20,200 

ग्रेड पे -1800 
श्री लखन प्रसाद कोषरक्षक 4440-7440 

ग्रेड पे -1650 

आदेश से , 
( ह 0)-अस्पस्ट, मुख्य अभियंता । 


26 


27 


श्री नन्दलाल प्रसाद 


28 दिसम्बर 2013 
सं ० 1 / मु ० अ ०( चतुर्थ स्था ०)12-19-08-2097 - मिसलेनियस वाद सं०-228 / 2010 में माननीय न्यायाधीश उदय 
सिन्हा की कमिटि में पारित न्याय निर्णय एवम् जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक 1399 दिनांक 19.10.13 एवं विभागीय 
पत्रांक -03 स्था ० – मुक ० दै० वे०–4-32 / 04-1406, दिनांक 19.12.13 के आलोक में जलपथ प्रमण्डल, घोषी के अन्तर्गत कार्यरत् 
दैनिक वेतन भोगी जो वर्ष 1982 से लगातार कार्यरत् हैं । इनमें तीन कर्मी जो कार्यरत् हैं जिनकी नियुक्ति उनके पति के मृत्यु 
होने के पश्चात् विभागीय पत्रांक 1154, दिनांक 16.10.92 द्वारा उनके पति के कार्यरत पद पर दैनिक वेतन भोगी कर्मी के रूप 
में नियुक्ति की गई है को निर्देशानुसार समूह “ घ” के स्वीकृत रिक्त पद एवम् अनुमान्य पदों पर संलग्न सूची में अंकित पदों 
पर पत्र निर्गत की तिथि से नियमित नियुक्ति की जाती है । 

1. दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ 5-6 में अंकित पदनाम एवं वेतनमान् तथा 

समय - समय पर सरकार द्वारा देय भत्ते के आधार पर नियुक्ति करते हुए स्तम्भ -7 में अंकित स्थान पर 
पदस्थापित किया जाता है । 
इस नियुक्ति पर विभाग या न्यायालय से किसी प्रकार का विपरित आदेश प्राप्त होगा तो तदनुसार आदेश को 
संशोधित / विलोपित किया जाएगा जिसके लिए संबंधित कर्मी का किसी प्रकार का कोई भी दावा मान्य नहीं 
होगा तथा अधिक भुगतान की गई राशि को एक मुश्त में वसूल कर ली जायेगी । 
योगदान के समय संबंधित दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र, 
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र , आय प्रमाण - पत्र एवं जाति प्रमाण - पत्र मूल में समर्पित करना होगा । 
जिन कर्मी के द्वारा मैट्रिक उतीर्ण से कम योग्यता प्रमाण - पत्र दिया जायेगा उन कर्मियों की उम्र का निर्धारण 

मेडिकल बोर्ड से कराया जायेगा । 
5. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 
6. संवर्गीय पद पर वरीयता की गणना योगदान की तिथि से किया जायेगा । 
7. जो कर्मी नियुक्ति की तिथि को निर्धारित उम्र सीमा पार कर चुके हैं उन्हें बिहार सेवा संहिता के नियम -54 के 

परिशिष्ट -1 के आधार पर उम्र सीमा क्षान्त किया जाता है । 
ये नियुक्ति वित्त विभाग के संकल्प सं ० - वि ०( 27 ) पे० को०-53 / 04-2469, दिनांक 16.11.05 के तहत मान्य 

होगा । 
9. यदि विभागीय निर्देश विपरित आते हैं तो ये नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगा और वे अपने पूर्व पद पर चले 

आएगें । इस आशय के शपथ - पत्र संबंधित कर्मी को देना होगा । 
10. जिस कर्मी से वर्तमान में जो कार्य लिया जा रहा है तत्काल अभी वहीं कार्य करेंगे । 

आदेश से . 
( ह 0) –अस्पस्ट, मुख्य अभियंता । 


बिहार गजट , 22 जनवरी 2014 


5 


से प्राप्त 


जलपथ प्रमण्डल , घोषी के अन्तर्गत कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की सूची जिनकी नियुक्ति समूह घ में 

की गई है 
क्र ० जलपथ दैनिक वेतन भोगी कर्मी पिता / पति का पदनाम वेतनमान् 

स्थान जहाँ 
प्रमण्डल, घोषी का नाम / पदनाम एवं नाम एवं पता 

पदस्थापित किया 
वर्तमान कार्यालय का 

जाता है । 
सूची क्रमांक 

नाम 
1 2 3 

5 6 

7 
श्री मो ० इजहार , स्व ० मो ० इसाक अनुसेवक 4440-7440 

जलपथ 
खानशामा ग्राम- अंगारनगर 

ग्रेड पे -1650 
जलपथ प्रमण्डल, घोषी 

कमालपुर, नवादा 


4 


1 


1 


प्रमण्डल , घोषी 


2 


2 


जलपथ 


श्री हरसहाय प्रसाद, 
चौकीदार, जलपथ 


स्व ० रामप्यारे महतो | अनुसेवक 
ग्राम + पो ० - ओन्दा, 
जिला- नालंदा 


4440-7440 
ग्रेड पे -1650 


प्रमण्डल, घोषी 


प्रमण्डल, घोषी 


3 


3 


जलपथ 


श्री अर्जुन महतो, चौकीदार 
जलपथ प्रमण्डल, घोषी 


4440-7440 
ग्रेड पे -1650 


प्रमण्डल, घोषी 


स्व ० लहटन महतो | अनुसेवक 
ग्राम- मंझलासेव , 
पो०- रजौली 
जिला- नवादा 


4 


4 


श्री विजय राम, चौकीदार 
जलपथ प्रमण्डल, घोषी 


अनुसेवक 


जलपथ 


4440-7440 
ग्रेड पे -1650 


स्व ० सजीवन राम , 
ग्राम- महराजगंज 
बंग्लापर, पो० 
नौवतपुर, पटना । 


प्रमण्डल, घोषी 


5 


5 


अनुसेवक 


जलपथ 


श्री सदानन्द प्रसाद , 
चौकीदार जलपथ 
प्रमण्डल, घोषी 


4440-7440 
ग्रेड पे -1650 


श्री पुनदेव सिंह, 
ग्राम- अरीयन, 

पो ० - शीशमा , 
जिला- नवादा 


प्रमण्डल , घोषी 


6 


6 


अनुसेवक 


श्री परमेश्वर प्रसाद , 
चौकीदार, जलपथ 
प्रमण्डल, 

घोषी 


4440-7440 
ग्रेड पे -1650 


जलपथ 
प्रमण्डल, घोषी 


स्व ० भीमल प्र ० 

यादव, 
ग्राम + पो ० - लौन्द , 
जिला- नवादा 


7 


7 


कोषरक्षक 


जलपथ 


श्री महेश्वर राम, 

चौकीदार 
जलपथ प्रमण्डल, घोषी 


5200-20200 
ग्रेड पे -1800 


स्व ० सीताराम 
ग्राम- दरियापुर 

पो० 
पालीगंज, पटना । 


प्रमण्डल, घोषी 


अनंत, 


8 


8 


श्री विनोद प्रसाद, 
चौकीदार जलपथ 


अनुसेवक 


जलपथ 


4440-7440 
ग्रेड पे -1650 


स्व ० वजीर प्रसाद 
ग्राम- भौर, पो० 
हरदीया रजौली 
जिला- नवादा । 


प्रमण्डल , घोषी 


प्रमण्डल , घोषी 


9 


9 


श्रीमती तेतरी देवी, 
चौकीदार, जलपथ 


अनुसेविका 


4440-7440 
ग्रेड पे -1650 


जलपथ 
प्रमण्डल, घोषी 


" 


प्रमण्डल , घोषी 


पति- स्व ० देवमुनी 
तिवारी , ग्राम 

जरूहाँ, पो० 
बसही, जिला 

कैमूर । 


6 


बिहार गजट , 22 जनवरी 2014 


क्र ० 


पदनाम 


जलपथ 
प्रमण्डल , घोषी 


पिता / पति का 
नाम एवं पता 


वेतनमान् 


स्थान जहाँ 
पदस्थापित किया 

जाता है । 


, 


से प्राप्त 


सूची क्रमांक 


दैनिक वेतन भोगी कर्मी 
का नाम / पदनाम एवं 
वर्तमान कार्यालय का 

नाम 

3 
श्रीमती चिन्ता देवी, 
चौकीदार, जलपथ 


1 


2 


5 


6 


7 
जलपथ 


10 


10 


अनुसेविका 


4440-7440 
ग्रेड पे -1650 


प्रमण्डल, घोषी 


4 
पति- स्व ० राम 
एकबाल शर्मा, 
ग्राम- परामन, 
पो०- विशुनगंज , 
जिला- जहानाबाद 


प्रमण्डल, घोषी 


11 


, 


11 श्रीमती लीला देवी, पति- स्व ० जयराम | अनुसेविका 4440-7440 

जलपथ 
चौकीदार जलपथ सिंह, ग्राम- मोर 

ग्रेड पे -1650 

प्रमण्डल घोषी 
प्रमण्डल , घोषी 

डिहरी, पो० 
पड़रावाँ, जिला 

औरंगाबाद । 
नोट : कोषरक्षक का 4 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाता है । 

आदेश से , 
( ह0)-अस्पस्ट, मुख्य अभियंता । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 44-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 22 जनवरी 2014 


7 


भाग -9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
सं ० 07- मैं पवन कुमार राम, पिता - स्व कैलू राम, ग्राम - तेघरा , पोस्ट - तेघरा , थाना - बाबू बरही, जिला - मधुबनी 
अपना नाम बदल लिया हूँ । अब मैं पवन कुमार राम के बदले पवन कुमार से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाउँगा । 


पवन कुमार राम । 


No.61 - I, Preti Jhuna, D / o Sri Pramod Kumar Mishra, Date of Birth 02-10-1987, have 
changed my Name and it s spelling as Preeti Mishra . 

Hence I will be known as Preeti Mishra for all purposes vide affidavit no.1584 dated 
21-04-2008 . 

PRETI JHUNA . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 44-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


8 


बिहार गजट , 22 जनवरी 2014 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


भवन निर्माण विभाग 


अधिसूचनाएं 

8 जनवरी 2014 
सं ० भवन/ निग0-1(किशन )-03 / 2007 - 229 ( भ 0 ) श्री विजय कुमार भगत , तत्कालीन कार्यपालक 
अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज को अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल , पूर्णियां के पत्रांक -1221 दिनांक 17.08.07 
के आलोक में सरकारी नियमों एवं निदेशों का उल्लंघन कर वर्ष 2003 से वर्ष 2006-07 की अवधि में कुल 
1,34,30,732.85 रूपये सहायक अभियंताओं को अस्थायी अग्रिम उपलब्ध कराने के पूर्व अग्रिम का समायोजन या 
उसके विरूद्ध कोई लेखा प्राप्त किये वगैर एक के बाद एक कई अग्रिमों को दिया जाना असमायोजित राशि के 
समायोजन हेतु कोई कार्रवाई नहीं करना तथा सरकारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के आरोप में अधिसूचना 
संख्या -2618 ( भ ) दिनांक 06.04.09 द्वारा निलंबित किया गया तथा संकल्प ज्ञापांक -2729( भ ) दिनांक 09.04.09 
द्वारा उक्त तीन आरोपो के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

2. श्री भगत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन 
में इनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया गया । संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत 
अधिरोपित आरोपो को प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप मामला वृहद दण्ड का मानते हुए विभागीय पत्रांक -8868 
अनु ० दिनांक 06.11.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । 

3. श्री भगत कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर पत्रांक - शून्य दिनांक 17.12.12 के 
समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा ऐसा नहीं कहा गया है कि लगाये गये आरोप सही नहीं है , सिर्फ असमायोजित 
अग्रिम राशि के संबंध में कुछ भिन्नता बतायी गयी। इस प्रकार इन पर लगाये गये आरोप को सही मानते हुए वृहद 
दंड की कार्रवाई करने हेतु विभागीय पत्रांक -4408 ( भ ) दिनांक 15.04.13 द्वारा उनके पैतृक विभाग पथ निर्माण विभाग 
को भेजा गया । 

4. पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक -6115 (एस ) दिनांक 29.07.13 द्वारा अभियंताओं के कैडर 


बिहार गजट , 22 जनवरी 2014 


9 


विभाजन का लिये गये निर्णय के आलोक में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-7152 (S ) दिनांक 05.09.13 के माध्यम 
से श्री भगत , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु संचिका लौटा दी गयी। 
5. श्री भगत के विरूद्ध सम्यक विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार निम्न दंड संसूचित किया जाता है । 

(i) कार्यपालक अभियंता के कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर 5 वर्षों के लिए अवनति जिस 
दौरान (इस अवधि में ) इन्हें वेतनवृद्धियां देय नहीं होगी । इस अवधि के समाप्ति के पश्चात् उक्त अवनति का प्रभाव 
उनकी भावी वेतन वृद्धियों पर पड़ेगा । 

6. इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में असमायोजित एवं दुर्विनियोग की गयी राशि जिसमें अन्ततः सरकार 
को वित्तीय क्षति हुई , की वसूली के लिए अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा । 

7. निलंबन अवधि में विनियमन के संबंध में श्री विजय कुमार भगत , कार्यपालक अभियंता से पथ निर्माण 
विभाग के पत्रांक / ज्ञापांक -5254(S ) दिनांक 04.07.13 द्वारा कारण पृच्छा की गयी। श्री भगत द्वारा समर्पित कारण 
पृच्छा उत्तर पत्रांक - शून्य दिनांक 01.08.13 में किसी नये तथ्य को नहीं रखा गया जिसके आधार पर इनके विरूद्ध 
प्रमाणित आरोप एवं अधिरोपित दण्ड के आलोक में निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अलावे वेतन एवं 
भत्ते मद में किसी और राशि के भुगतान के संबंध में विचार किया जा सके । इस प्रकार श्री भगत को निलंबन 
अवधि से विमुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि तक । इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा कुछ देय नहीं होगा, परन्तु 
निलंबन की अवधि अन्य प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में परिगणित होगी । 

8. श्री भगत को निलंबन से मुक्त करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से कार्यपालक अभियंता, भवन 
निरूपण अंचल संख्या-2, पटना को पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार सुमन , विशेष कार्य पदाधिकारी- सह 

मुख्य निगरानी पदाधिकारी । 


9 जनवरी 2014 
सं 0 भवन /निग0-1 (किशन )-03/2007/250 ( भ ) –श्री हरिशंकर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, 
भवन अवर प्रमंडल , किशनगंज के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल , पूर्णियां के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक -1221 
दिनांक 17.08.07 एवं श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा सरकारी नियमों का 
नजदअंदाज करते हुए गलत तरीके से पूर्व के अग्रिम के समायोजन के बिना ही एक के बाद एक लगातार अग्रिम 
कनीय अभियंता को दिया गया जिसके कारण श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, कनीय अभियंता के पास रू0 22,49,408.25 
रूपये अभी भी लंबित है । जो सरकारी राशि का दुर्विनियोग का मामला है। इस अनियमितता के लिए अधिसूचना 
संख्या -2622 दिनांक 06.04.09 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबित किया गया तथा संकल्प ज्ञापांक -2727 ( भ ) दिनांक 
09.04.09 द्वारा उक्त आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही चलायी गयी । 

2. श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन 
में इनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित पाया गया । अर्थात इन्हें दोषी पया गया । विभागीय समीक्षोपरांत 
अधिरोपित आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप मामला वृहद दण्ड का मानते हुए विभागीय पत्रांक -8865 
दिनांक 06.11.12 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । 

3. श्री प्रसाद, सहायक अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर पत्रांक - शून्य दिनांक 20.12.12 के 
समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा ऐसा नहीं कहा गया है कि लगाये गये आरोप सही नहीं है , सिर्फ असमायोजित 
अग्रिम राशि के संबंध में कुछ भिन्नता बतायी गयी । अत: द्वितीय कारण पृच्छा जबाब के आधार पर अग्रिम की राशि 
का समायोजन समय पर नहीं करने के लिए इन्हें दोषी पाया गया । जिसके लिए वृहद दंड की कार्रवाई करने हेतु 


10 


बिहार गजट , 22 जनवरी 2014 


विभागीय पत्रांक -4408( भ ) दिनांक 15.04.13 द्वारा सभी अभिलेख उपलब्ध कराते हुए इनके पैतृक विभाग पथ निर्माण 
विभाग को लिखा गया । 

4. पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक -6115 ( एस ) दिनांक 29.07.13 द्वारा अभियंताओं के कैडर 
विभाजन का लिये गये निर्णय के आलोक में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक -7152 (S ) दिनांक 05.09.13 के माध्यम 
से श्री हरिशंकर प्रसाद, सहायक अभियंता के विरूद्ध अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु संचिका लौटा दी गयी । 

5. श्री प्रसाद के विरूद्ध सम्यक विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार निम्न दंड संसूचित किया जाता है । 

(i) सहायक अभियंता के कालमान वेतनमान में न्यूनतम प्रक्रम पर 7 वर्षों के लिए अवनति जिस दौरान 
( इस अवधि में ) इनहें बेतन वृद्धियाँ देय नहीं होगी । इस अवधि की समाप्ति के पश्चात उक्त अवनति का प्रभाव 
उनकी भावी वेतन वृद्धियाँ पर पड़ेगा । 

6. इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में असमायोजित एवं दुर्विनियोग की गयी राशि जिसमें अन्तत : सरकार 
को वित्तीय क्षति हुई , की वसूली के लिए अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा । 

7. निलंबन अवधि में विनियमन के संबंध में श्री हरिशंकर प्रसाद , सहायक अभियंता से पथ निर्माण विभाग 
के ज्ञापांक -5256 (S ) दिनांक 04.07.13 द्वारा कारण पृच्छा की गयी । श्री प्रसाद द्वारा समर्पित कारण पृच्छा का उत्तर 
पत्रांक - शून्य दिनांक 06.08.13 में किसी नये तथ्य को नही रखा गया जिसके आधार पर इनके विरूद्ध प्रमाणित 
आरोप एवं अधिरोपित दण्ड के आलोक में निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते 
मद में किसी और राशि के भुगतान के संबंध में विचार किया जा सके । इस प्रकार श्री प्रसाद को निलंबन अवधि 
(निलंबन से विमुक्ति आदेश की निर्गत तिथि तक ) में जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा कुछ देय नहीं होगा किन्तु 
निलंबन अवधि की गणना अन्य प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में होगी । 
8. श्री हरिशंकर प्रसाद , तत्कालीन सहायक अभियंता को निलम्बन से 

मुक्त करते हुए 

आदेश निर्गत की 
तिथि से सहायक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल संख्या-1, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार सुमन , विशेष कार्य पदाधिकारी- सह 

मुख्य निगरानी पदाधिकारी । 


9 जनवरी 2014 
सं ० - भवन /निग0-1(किशन )-03/2007/252 ( भ ) -श्री श्याम बिहारी सिंह , सहायक अभियंता , भवन अवर 
प्रमंडल, बहादुरगंज के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता , भवन अंचल, पूर्णियां के पत्रांक -1221 दिनांक 17.08.07 के आधार 
पर 25,05,229 / - रूपये अग्रिम की राशि का दुर्विनियोग का मामला बनता है तथा उनसे पूछे गये स्पष्टीकरण का 
उत्तर नहीं समर्पित करने के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या -3106 ( भ ) दिनांक 10.04.08 द्वारा निलंबित किया 
गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2728 दिनांक 09.04.09 द्वारा उक्त आरापो के लिए विभागीय कार्यवाही चलायी 


गयी । 


2. श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में 
इनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित पाया गया । विभागीय समीक्षोपरांत अधिरोपित आरोपो को प्रमाणित 
पाये जाने फलस्वरूप मामला वृहद दण्ड का मानते हुए विभागीय पत्रांक -8866( भ ) दिनांक 06.11.12 द्वारा श्री सिंह 
से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । 

3. श्री सिंह, सहायक अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर पत्रांक - शून्य दिनांक 14.11.12 के 
समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह अग्रिम की राशि का समायोजन समय पर नहीं करने के लिए दोषी है तथा उनके 
द्वारा ना ही ऐसा कहा गया कि लगाये गये आरोप सहीं नहीं है, सिर्फ असमायोजित अग्रिम राशि के संबंध में कुछ 


बिहार गजट , 22 जनवरी 2014 


11 


भिन्नता बतायी गयी। इस प्रकार इन पर लगाये गये आरोप को सही मानते हुए वृहद दंड की कार्रवाई करने हेतु 
विभागीय पत्रांक -4408( भ ) दिनांक 15.04.13 द्वारा उनके पैतृक विभाग पथ निर्माण विभाग को संबंधित अभिलेख 
उपलब्ध करा दिया गया । 

4. पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक -6115 ( एस ) दिनांक 29.07.13 द्वारा अभियंताओं के कैडर 
विभाजन का लिये गये निर्णय के आलोक में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-7152 (S ) दिनांक 05.09.13 के माध्यम 
से श्री श्याम बिहारी सिंह, सहायक अभियंता पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु संचिका लौटा दी गयी । 

5. श्री सिंह के विरूद्ध सम्यक विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार निम्न दंड संसूचित किया जाता है। 

(i) सहायक अभियंता के कालमान वेतनमान में न्यूनतम प्रक्रम पर सेवानिवृति की तिथि तक के लिए 
अवनति । इस संबंध में इनहें वेतन वृद्धि देय नहीं होगी । 

6. इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में असमायोजित एवं दुर्विनियोग की गयी राशि जिसमें अन्ततः सरकार 
को वित्तीय क्षति हुई , की वसूली के लिए अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा । 

7. निलंबन अवधि में विनियमन के संबंध में श्री श्याम बिहारी सिंह , सहायक अभियंता से पथ निर्माण 
विभाग के पत्रांक -5255 (S ) दिनांक 04.07.13 द्वारा कारण पृच्छा की गयी । श्री सिंह द्वारा समर्पित कारण पृच्छा का 
उत्तर पत्रांक - शून्य दिनांक 16.01.13 में किसी नये तथ्य को नही रखा गया जिसके आधार पर इनके विरूद्ध प्रमाणित 
आरोप एवं अधिरोपित दण्ड के आलोक में निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते मद में 
किसी और राशि के भुगतान के संबंध में विचार किया जा सके । इस प्रकार श्री सिंह को निलंबन अवधि (निलंबन से 
विमुक्ति आदेश की निर्गत तिथि तक ) में जीवन निर्वाह भत्ता के आलावा कुछ देय नहीं होगा किन्तु निलंबन अवधि 
की गणना अन्य प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में होगी । 

8. श्री श्याम बिहारी सिंह , सहायक अभियंता को निलंबन से मुक्त करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से 
सहायक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल संख्या -2, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार सुमन, विशेष कार्य पदाधिकारी - सह 

मुख्य निगरानी पदाधिकारी। 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 44-571 + 30 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


